रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


orma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I — खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 120 ] 
No. 120 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 8 , 2015 / वैशाख 18, 1937 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 8, 2015/VAISAKHA18, 1937 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


( वाणिज्य विभाग ) 


आदेश 


नई दिल्ली, 8 मई , 2015 


सं. 14 / 3 / 91 - टीपीडी. - दिनांक 30 मई , 2014 के आदेश 
के संशोधन में एतद्द्वारा आम जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि श्री जे. के . दादू, संयुक्त सचिव , भारत सरकार , 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग , निम्नलिखित कार्यों 
के प्रयोजनार्थ अपर सचिव की क्षमता से दिनांक 08 मई, 2015 से 
निर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे । 


(Department of Commerce ) 
( Trade Policy Division ) 

ORDER 
New Delhi , the 8th May, 2015 
No. 14 /3/91- TPD . — In modification of the order 
dated 30 May, 2014 , it is hereby notified for general 
information that Shri J. K . Dadoo , the then Joint Secretary 
to the Government of India in the Ministry of Commerce 
and Industry, Department of Commerce shall continue to 
discharge the function of the Designated Authority with 
effect from 8 May, 2015 ( Afternoon ) in the capacity of 
Additional Secretary for the purpose of : 

(i) The Customs Tariff (Indentification , Assessment 

and Collection of Countervailing Duty on 
Subsidised Articles and for Determination of 

Injury ) Rules, 1995 as amended , and 
( ii) Customs Traiff ( Identification , Assessment and 

Collection of Anti -dumping Duty on Dumped 
Articles and for Determination of Injury ) Rules, 
1995 as amended . 

SUDHANSHU PANDEY, Jt . Secy . 


( i) यथा संशोधन सीमा शुल्क प्रशुल्क ( सब्सिडीकृत वस्तुओं 

की पहचान , उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन 
एवं संग्रहण तथा क्षति ) निर्धारण नियमावली , 1995 और 


(ii) यथा संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क ( पाटित वस्तुओं की 

पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण 
तथा क्षति निर्धारण नियमावली , 1995 

सुधांशु पाण्डेय , संयुक्त सचिव 


2070 GI/ 2015 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


